सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 728 राँची, सोमवार , 


16 सितम्बर, 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
6 सितम्बर , 2019 


, 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०- 7267 मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, डाल्टनगंज 
के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार चौधरी को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में 
जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०- 7268 सचिव , डी ०एल ० एस ० ए ०, गोड्डा के रूप में 
पदस्थापन आदेश के अन्तर्गत ( Under Order of Posting ) श्री अमरेश कुमार को प्रोन्नति देते हुए 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 
संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01 / 2015 का०- 7269 मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 

पाकुड़ 
पर पदस्थापित श्री अखिलेश कुमार को को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०- 7270 सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह 
ए ० सी ० जे ०एम०, सरायकेला के पद पर पदस्थापित श्री दुर्गेश चन्द्र अवस्थी को प्रोन्नति देते हुए 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। 


के पद 


, 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 16 सितम्बर , 2019 
संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०- 7271 सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह 
ए ० सी ० जे ०एम ०, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री बिमलेश कुमार सहाय को प्रोन्नति देते हुए 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या -13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०- 7272-- सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न)-|-सह 
ए॰सी॰जे ० एम०, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री राकेश कुमार को को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड 
वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। 

संख्या-13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०- 7273 सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-सह 
जे ० एम ०, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्रीमती नीरजा आश्री को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2015 का०- 7274 सिविल जज ( सीनियर डिवीज़न )-|-सह 
ए ० सी ० जे ० एम ०, राजमहल ( साहेबगंज ) के रूप में स्थानान्तरण आदेश के अंतर्गत ( Under Order of 
Transfer ) श्री संजय कुमार दूबे को प्रोन्नति देते हुए झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रेम कुमार राय , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 728 50 


